इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic .in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


देश 


R 


. 


. 


. 


सत्यमेव जय 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


- 


क्रमांक 25 ] 


भोपाल , मंगलवार, दिनांक 17 जनवरी 2017 - पौष 27, शक 1938 


nem 


गृह विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2017 


क्र . एफ - 2 ( अ ) 88 - 2011 - बी - 4 - दो . - मध्यप्रदेश होमगार्ड अधिनियम, 1947 ( क्रमांक 15, सन् 1947 ) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश होमगार्ड नियम, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: 


संशोधन 


. 

- 


उक्त नियमों में, नियम 27 में , 
1. उपनियम ( 1) में खण्ड ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्: 
" ( ख ) एक स्वयंसेवी होमगार्ड अपने नामांकन की प्रारंभिक अवधि पूर्ण होने पर अपने नामांकन के विस्तार के पूर्व संतोषजनक 

आचरण , चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण, शारीरिक क्षमता तथा इच्छा के अध्यधीन रहते हुए समय - समय पर 
महानिदेशक द्वारा संभागीय सेनानी से अनिम्न श्रेणी के नामनिर्देशित अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला समीक्षा की 
अनुशंसा पर अपने नामांकन के विस्तार का पात्र होगा . सेवा विस्तार केवल 60 वर्ष की आयु तक अनुज्ञात किया 

जायेगा. " 
2. उपनियम ( 2) में, खण्ड ( घ ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् : 

“ (घ ) 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर. ". 


No . F- 2 ( A ) 88- 2011 - B- 4-II, - In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Madhya Pradesh Home 
Guards Act, 1947 (No. 15 of 1947 ) , the State Government, hereby , makes the following futher amendments in the 
Madhya Pradesh Home Guards, 2016 , namely : 


AMENDMENTS 


In the said rules, in rules 27 , 


( 1) 


In sub-rules ( 1), for clause (b ), the following clause shall be substituted , namely : 


. 


49 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2017 


an 


" (b ) A volanteer Home Guards shall be eligible for extension of his enrollment on completion of his 

initial period of enrollment from time to time subject to his satisfactory conduct, antecedent, 
character verification, medical examination, physical fitness , and willingness, onthe recommendation 
of Distric Review Committee headed by an officer nominated by the Director General not below 
the rank of Divisional Commandant. The extension shall be allowed only up to the age of 60 
years. " . 


( 2 ) 


in sub- rules ( 2 ), for clause ( d ), the following clause you shall be subtituted , namely : 


“ d) On Completion of the age of 60 years .” . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अजीजा सरशार जफर , उपसचिव. 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 . 


